निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 अग्रहायण 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 1051 ) पटना , मंगलवार , 13 दिसम्बर 2016 


सं0 08 / नि०या० - 11 - 07 / 2015, सा०प्र० - 11060 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


12 अगस्त 2016 
श्री शिव शंकर प्रसाद , बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 630 / 11, तत्कालीन नगर पंचायत , राजगीर को राजगीर 
मलमास मेल वर्ष - 2015 के बन्दोवस्ती में अनियमितता बरते जाने एवं निगरानी थाना कांड - 55 / 2015 दिनांक 11.07. 
2015 दर्ज किये जाने, अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को जाँच में 
सहयोग नहीं करने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2546, दिनांक 18. 02 . 2016 द्वारा निलंबित 
किया गया । 

उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री प्रसाद ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में 
सी०डब्ल्यूजे०सी०सं०- 6774 / 2016 दायर किया । माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 04. 07 .2016 को पारित 
आदेश के अनुपालन में श्री शिव शंकर प्रसाद , बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 630 / 11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, 
नगर पंचायत , राजगीर के निलंबन संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2546, दिनांक 18. 02.2016 को वापस लिया 
जाता है । 

___ 2. श्री प्रसाद के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0 - 55 / 2015 दिनांक 11. 07 .2015 के संबंध में विधि 
विभाग के आदेश ज्ञापांक -113, दिनांक 03 .06.2016 द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है । मामले 
की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए इस क्रम में विभागीय स्तर पर कार्रवाई के निमित्त गठित एवं 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 दिसम्बर 2016 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र क की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक - 9933, दिनांक 19. 07. 2016 
द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण माँगी गयी है, जो आजतक अप्राप्त है । 

अतएव वर्णित स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली - 2005 के 
नियम - 9 (1) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री शिव शंकर प्रसाद , बि०प्र०से० , कोटि क्रमांक - 630 / 11 को संकल्प 
निर्गत होने की तिथि से निलंबित किया जाता है । 

(i) निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है । 
(ii) निलंबन अवधि में श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 

के नियम - 10 के तहत जीवन -निर्वाह भत्ता देय होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1051 -571 +10 - डी0टी000I 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


